निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 18 ज्येष्ठ 1938 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 8 जून 2016 


( सं0 पटना 448 ) 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


ता 


अधिसूचना 

30 मई 2016 
सं० वानिकी निगम - 02/ 2014 - 1755 / प0व0 - मुख्य वन संरक्षक - सह - प्रबंध 
निदेशक , बिहार वानिकी विकास निगम , पटना के पत्रांक 13 7 , दिनांक 22. 04. 2016 
द्वारा दिए गए प्रस्ताव तथा इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक , बिहार , प 
गए मंतव्य के आलोक में कैमर वन्य प्राणी आश्रयणी से संबंधित कैमर वन प्रमंडल एवं 
रोहतास वन प्रमंडल के अन्तर्गत केन्दू पत्ती की अग्रिम बिक्री तथा संग्रहण संबंधी निर्गत 
विभागीय अधिसूचना संख्या - वानिकी निगम - 02/ 2014 - 32 3 , दिनांक 27. 01 . 2016 को 
तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक निरस्त किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्दर सिंह , 
वन संरक्षक - सह - अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 448- 571 +500 - डी0टी0पी0। 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


